शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013-2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई, दिनांक 
30-05-2001. ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ 


राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 242 ] 


रायपुर, गुरुवार, 

दिनांक 21 मई 2020 


वैशाख 31 , शक 1942 


विधि और विधायी कार्य विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 11 मई 2020 


अधिसूचना 


क्रमांक 3417/1162 / 21 -ब / छ. ग./ 2020 . - राज्य शासन, एतद्द्वारा, महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर हेतु अतिरिक्त महाधिवक्ता के 
निम्नानुसार पदों की स्वीकृति प्रदान करता है : 


पदनाम 


क्रमांक 
( 1 ) 


स्वीकृत पदों की संख्या 

( 3 ) 


( 2 ) 


01 


अतिरिक्त महाधिवक्ता 


02 पद 


उक्त व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन , ( 114) कानूनी सलाहकार और परिषद-(3428) महाधिवक्ता- 01 - वेतन -001 अधिकारियों का 
वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा. 


उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा उनके फाईल क्रमांक 343 / वित्त विभाग/ ब -3 / 200 दिनांक 06-05-2020 के द्वारा प्रदान की गई है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

योगेन्द्र सिंह, अवर सचिव . 


483 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीयमुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020 . 


. 


